रजिस्ट्री सं . डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.NO.D.L - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


चा 


सी.जी. - बी.आर. - अ . - 20012020-215606 

CG - BR - E - 20012020-215606 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग III- खण्ड 4 
PART III - Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 31 ] 
No.31 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , जनवरी 20 , 2020 / पौष 30 , 1941 
NEW DELHI , MONDAY , JANUARY 20 , 2020 / PAUSHA 30 , 1941 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 


1 . 


( उच्चतर शिक्षा विभाग ) 
( महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय , मोतिहारी , बिहार ) 

अधिसूचना 

मोतिहारी , 18 नवम्बर , 2019 
सं . 51-1 / एमजीसीयूबी / जीए / 2016.— केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम , 2009 की धारा 27 की उप - धारा ( 2 ) 
में निहित शक्तियों का प्रयोग एवं उक्त्त अधिनियम धारा 27 ( 3 ) के अनुसार कुलाध्यक्ष की अनुमति से कार्यकारिणी परिषद् 
द्वारा कार्यकारिणी परिषद् एवं शैक्षणिक परिषद् से संबंधित परिनियम 11 एवं 13 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है : 

लघु शीर्षक एवं प्रारंभ 
( 1 ) ये परिनियम महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय ( संशोधित ) परिनियम , 2019 कहलायेंगे । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 

महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिनियम में , परिनियम 11 एवं 13 में निम्नलिखित उपवाक्य प्रतिस्थापित 
किये जायेंगे : 
" 11 ( 1 ) कार्यकारिणी परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे : 

( 1 ) कुलपति 
( ii ) सचिव , उच्चतर शिक्षा , मानव संसाधन विकास मंत्रालय , भारत सरकार अथवा उनके / उनकी नामिती । 
( iii ) अध्यक्ष , विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा उनके / उनकी नामिती । 
( iv ) प्रतिकुलपति 
( v ) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित शिक्षा के क्षेत्र के चार विशिष्ठ व्यक्ति । 


2 . 


379GI / 2020 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


( vi ) विश्वविद्यालय कोर्ट द्वारा चुने हुए दो सदस्य ( विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी 

संस्थान से संबंध नहीं रखने वाले कर्मचारी / विद्यार्थी ) । 
( vii ) वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नामित दो स्कूलों के अधिष्ठाता । 
( viii ) वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा एक प्रोफेसर जो कि अधिष्ठाता न हो । 
( ix ) वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा एक एसोसिएट प्रोफेसर । 
( x ) वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा एक सहायक प्रोफेसर ; और 

( xi ) विश्वविद्यालय का कुलसचिव ( कार्यकारिणी परिषद् का पदेन सचिव ) 
11 ( 2 ) कार्यकारिणी परिषद् के सभी सदस्यों , पदेन सदस्यों को छोड़कर , का कार्यकाल तीन वर्ष होगा । 
11 ( 3 ) कार्यकारिणी परिषद् की बैठक के लिए कुल सदस्यों का आधा कोरम होगा । 
13 ( 1 ) शैक्षणिक परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे : 

( i ) कुलपति 
( ii ) प्रतिकुलपति 

समस्त अध्ययन स्कूलों के अधिष्ठाता 
( iv ) अधिष्ठाता , छात्र कल्याण एवं कुलानुशासक 
( v ) पुस्तकालयाध्यक्ष 
( vi ) अध्यापन और अथवा अनुसंधान विभाग / केन्द्रों के विभागाध्यक्ष 
( vii ) वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नामित विभिन्न स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 

चार प्रोफेसर ( जो कि स्कूल के अधिष्ठाता और विभाग / केन्द्र के प्रमुख ) 
( viii ) वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नामित चार एसोसिएट प्रोफेसर जो कि स्कूल के 

अधिष्ठाता अथवा कुलानुशासक अथवा विभाग के प्रमुख अथवा केन्द्रों के निदशक और / अथवा जो कि 

कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य न हों । 
( ix ) वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नामित चार सहायक प्रोफेसर जो कि कार्यकारिणी 

परिषद् के सदस्य न हों । 
( x ) शैक्षणिक परिषद् द्वारा ऐसे पाँच व्यक्तियों का सह नामांकन जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो एवं 

शैक्षणिक प्रगति , विकास एवं उद्योगों से संबंध इत्यादि मामले में विशिष्ट ज्ञान रखते हों । 
( xi ) विश्वविद्यालय का कुलसचिव ( शैक्षणिक परिषद् का पदेन सचिव ) 
13 ( 2 ) शैक्षणिक परिषद् के सभी सदस्यों , पदेन सदस्यों को छोड़कर , का कार्यकाल तीन वर्ष होगा । 
13 ( 3 ) शैक्षणिक परिषद् की बैठक के लिए कुल सदस्यों का आधा कोरम होगा । " 

डॉ . पदमाकर मिश्रा , ओएसडी ( प्रशासन ) 

[ विज्ञापन III / 4 / असा . / 417 / 19 ] 
नोट : केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम , 2009 ( संख्या 2009 की 25 ) की दूसरी अनुसची 

दूसरी अनुसची के रूप में पहले प्रमुख कानून 
बनाये गये थे और स्थापित किये गये थे । 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 


( Department of Higher Education ) 


( MAHATMA GANDHI CENTRAL UNIVERSITY , MOTIHARI , BIHAR ) 


NOTIFICATION 


Motihari , the 18th November , 2019 


No. 51-1 / MGCUB / GA / 2016 - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of 
section 27 of the Central Universities Act , 2009 ( 25 of 2009 ) , the Executive Council , with the approval of 
the Visitor under Section 27 ( 3 ) of the said Act , hereby makes the amendments in Statutes 11 and 13 
relating to Executive Council and Academic Council respectively , as follows : 


[ भाग III- खण्ड 4 ] 


HRT AT 376147 : 3THTERUT 


3 


1 . 


Short title and commencement : 


( 1 ) These Statutes may be called as Mahatma Gandhi Central University ( Amendment ) Statutes , 

2019 . 


( 2 ) It shall come in force on the date of its publication in the Official Gazette . 
2 . In Mahatma Gandhi Central University Statutes , in Statute 11 and Statute 13 , the following clauses 
shall be substituted , namely : 

" 11 ( 1 ) The Executive Council shall consist of the following members namely : 

( i ) Vice - Chancellor ; 
( ii ) Secretary , Department of Higher Education , MHRD , Gol or his / her nominee ; 
( iii ) Chairman , UGC or his / her nominee not below the rank of Joint Secretary ; 


( iv ) 


Pro - Vice - Chancellor ; 


( v ) Four persons of distinction in academics to be nominated by the Visitor ; 
( vi ) Two members of the Court , ( not employees / students of the University or of an institution 

recognized by or associated with the University ) to be elected by the Court ; 
( vii ) Two Deans of Schools of Studies , by rotation , according to seniority , to be appointed by 

the Vice - Chancellor : 


( viii ) One Professor , who is not a Dean , by rotation , according to seniority , to be appointed by 

the Vice - Chancellor ; 
( ix ) One Associate Professor , by rotation according to seniority , to be appointed by the Vice 

Chancellor ; 


( x ) 


One Assistant Professor , by rotation according to seniority , to be appointed by the Vice 
Chancellor ; and 


( xi ) Registrar of the University ( Ex - Officio Secretary to Executive Council ) . 
11 ( 2 ) All the members of the Executive Council other than the Ex - Officio members , shall hold 

office for a term of three years . 
11 ( 3 ) Half of total members of the Executive Council shall form a quorum for the meeting of the 

Executive Council . 


13 ( 1 ) The Academic Council shall consist of the following members , namely : 


( i ) 


Vice - Chancellor ; 


( ii ) 


Pro - Vice - Chancellor ; 


( iii ) 


All Deans of Schools of Studies : 


( iv ) 


Dean , Students ' Welfare and Proctor ; 


Librarian : 


( vi ) Heads of Teaching and or Research Departments / Centres ; 
( vii ) Four Professors representing different schools ( not Deans of Schools & Heads of the 

Department / Centres ) by rotation according to seniority , to be appointed by Vice 
Chancellor : 


( viii ) Four Associate Professors , who are not Deans or Proctor or Heads of Departments or 

Directors of Centres and / or who are not members of the Executive Council , by rotation 

according to seniority , to be appointed by the Vice - Chancellor ; 
( ix ) Four Assistant Professors , who are not members of the Executive Council , by rotation 

according to seniority , to be appointed by the Vice - Chancellor ; 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


( x ) 


Six persons not in the service of the University , to be co - opted by the Academic Council 
for their special knowledge in educational progress , development and industry linkage ; 
and 


( xi ) Registrar of the University ( Ex - Officio Secretary to Academic Council ) 
13 ( 2 ) All the members of the Academic Council other than the Ex - Officio Members , shall hold 

office for a term of three years . 
13 ( 3 ) One - half of the total members of the Academic Council including at least two external 
members shall form quorum for a meeting of the Academic Council . ” 

Dr. PADMAKAR MISHRA , OSD ( Administration ) 

[ ADVT . - III / 4 / Exty . / 417 / 19 ] 


Note : The Principal Statutes were first enacted and set out as the Second Schedule to the Central 

Universities Act , 2009 ( No. 25 of 2009 ) 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


Digitally signed by MANOJ KUMAR 
MANOJ KUMAR VERMA VERMA 

Date : 2020.01.20 20:03:52 + 05'30 ' 


